सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 295 राँची, मंगलवार , 


2 अप्रैल , 2019 ( ई ०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
19 मार्च, 2019 


. 


आदेश संख्या -5 / आरोप- 1-166/ 2017 का.- 2427-- श्री पुष्पक रजक , झा ०प्र ० से० (पंचम बैच), 
तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टोन्टो, प० सिंहभूम, चाईबासा को अनधिकृत रूप से अपने 
कर्तव्य से अनुपस्थिति रहने, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता संबंधी आरोपों हेतु विभागीय आदेश 
सं०-12013, दिनाक 08.12.2017 द्वारा निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्मिक , प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय , प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची निर्धारित किया 
गया है । 


, 


2 . 


उक्त आदेश के अनुपालन में श्री रजक द्वारा दिनांक 18.12.2017 के पूर्वाह्न में 
विभाग में योगदान समर्पित किया गया है , जिसके आलोक विभागीय आदेश सं०-1439, दिनांक 
22.02.2018 द्वारा श्री रजक का योगदान स्वीकृत किया गया । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 2 अप्रैल , 2019 
3 . श्री रजक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, 
झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2825 , दिनांक 26.04.2018 द्वारा 
श्री रजक को आरोप मुक्त करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया। 


4 . 


उपायुक्त गोड्डा के पत्रांक -503/ स्था ० दिनांक -29.09.2018 द्वारा श्री पुष्पक रजक , 
झा ०प्र० से ० अंचलाधिकारी, ठाकुरगंगटी के निलम्बन अवधि के सेवा को विनियमित करने संबंधी 
आवदेन उपलब्ध कराया गया है । 


, 


5 . अतः मामले के समीक्षोपरांत श्री रजक के निलंबन अवधि दिनांक -08.12.2017 से 
दिनांक -26.04.2018 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2016 के नियम -11 के अन्तर्गत कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


खेतान , 


अशोक 

कुमार 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 295 -- 50 


